सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 279 राँची, गुरुवार, 


27 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
27 फ़रवरी , 2019 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .- 1836-- श्री मनोज जायसवाल, झा ०प्र ० से ०( कोटि क्रमांक 
619/03, गृह जिला- रांची ) सचिव , बियाडा, बोकारो ( संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, 
रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का .-1837-- श्री सुधीर कुमार रंजन, झा ०प्र ० से ०( कोटि क्रमांक 
633/03, गृह जिला- हजारीबाग) संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उप निदेशक (प्रशासन ) रिम्स , रांची का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का०-1838-- श्री मनोज कुमार , झा ० प्र ० से ०( कोटि क्रमांक 
603/03, गृह जिला- पटना ) संयुक्त सचिव , योजना- सह -वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या -03 / पद०-01( क) -02/2019 का०-1839-- श्री सुनील कुमार सिंह, न०-2, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -729/03, गृह जिला- रोहतास) सचिव, रियाडा , रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव, जियाडा, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का०-1840-- श्री पशुपति नाथ मिश्रा, झा ०प्र ० से ० (कोटि 
क्रमांक-760 /03, गृह जिला- देवघर ) निदेशक, योजना एवं पुनर्वास , बोकारो को अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के साथ सचिव , बियाडा, बोकारो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का०-1841-- श्री अनिलसन लकड़ा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
781/03 , गृह जिला- रांची) सचिव , स्पीयाडा, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .-1842-- श्री असीम किसपोट्टा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
869/03, गृह जिला- रांची) उप सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , स्पीयाडा , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का .-1843-- उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री नवीन किशोर सुवर्णो, झा ०प्र ० से०( कोटि क्रमांक 
822/03, गृह जिला- रांची) की निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , पाकुड़ के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0-1509, दिनांक-18.02.19 
को विलोपित कर अगले आदेश तक इन्हें स्थानांतरित करते हुए उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01 (क )-02/2019 का०-1844-- श्री राधेश्याम प्रसाद, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
835 बी ./ 03, गृह जिला- नवादा) उप सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद0-01( क ) -02/2019 का.- 1845-- उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मीना, झा ०प्र ० से ०( कोटि क्रमांक -850/03, गृह जिला- कोडरमा ) की 
विशेष विनियमन पदाधिकारी ( SAR), रांची के उत्क्रमित पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापन से 
संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0- 1519 दिनांक 18.02.19 को विलोपित करते हुए इन्हें अगले 
आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

॥ श्रीमती मीना को अपने कार्यों के साथ विशेष विनियमन पदाधिकारी , रांची का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


3 


का० 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 1846-- श्री राजेश कुमार बरवार , झा ०प्र ० से ० 
(कोटि क्रमांक -867/03, गृह जिला- गुमला) उप सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, रांची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 /पद०-01(क )-02/2019 का०- 1847-- श्रीमती नीरज कुमारी, झा ०प्र ० से० (कोटि क्रमांक 
808 सी ./03, गृह जिला- गया ) उप सचिव, योजना- सह-वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन ,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 
रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का०- 1848-- श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी, झा ०प्र ०से ० ( कोटि 
क्रमांक-814 /03, गृह जिला- पलामू) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सांख्यिकी निदेशालय, रांची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03 /पद०-01 (क) -02/2019 का.- 1849-- श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -495 /03 , गृह जिला- नवादा ) उप निदेशक कल्याण, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1850-- श्री शंकर यादव , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
578/03, गृह जिला- रांची) अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम , रांची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का .-1851-- श्री संजय कुमार, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
835 ए/03, गृह जिला- पटना) उप नगर आयुक्त , रांची नगर निगम, रांची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप निदेशक , प्रशासन , कृषि निदेशालय, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1852-- श्री रविन्द्र चौधरी, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
819/03, गृह जिला- धनबाद) जिला परिवहन पदाधिकारी , पाकुड़ 

की सेवा वापस लेते 

हुए 

अगले आदेश 
तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित कर सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या-03/ पद०-01(क )-02/2019 का .-1853-- श्री अरविन्द कुमार लाल, झा ०प्र ० से० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- रांची) जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, दुमका की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित कर सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का .-1854-- श्री उमा शंकर प्रसाद , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
588/03 , गृह जिला- गुमला) अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को अगले आदेश तक जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित कर सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01(क)-02/2019 का .-1855-- श्री भोगेन्द्र ठाकुर , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
614/03, गृह जिला- समस्तीपुर ) अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर , पलामू को अगले आदेश तक जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित कर सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का०-1856-- श्री बंका राम , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
640/03 , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार ) अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा , गोड्डा को अगले आदेश 
तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित कर सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का . 1857-- श्री विनोद कुमार, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
855 ए/03 , गृह जिला- नवादा) अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला) को अगले आदेश तक जिला भू 
अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित कर सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का०-1858-- श्री नीरज कुमार सिंह , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
793/03, गृह जिला- भागलपुर ) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश 
तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर अन्यत्र पदस्थापन हेतु सेवा पुनः खाद्य, सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का०-1859 -- श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
832 ए/ 03, गृह जिला- औरंगाबाद ) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ की सेवा वापस लेते हुए 

अगले 
आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

II. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् महागामा 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 /पद०-01 (क )-02/2019 का०-1860-- श्री सुधीर कुमार, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
714/03, गृह जिला- पटना) महाप्रबंधक, विवरेजेज कॉरपोरेशन, रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् जामताड़ा 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


5 


संख्या-03/पद०-01 (क )-02/2019 का०-1861-- श्री अनिल कुमार यादव, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- गोड्डा ) जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, देवघर ( अतिरिक्त प्रभार भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
देवघर ) की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , राज्यपाल सचिवालय, रांची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क ) -02/2019 का०-1862-- श्री सौरभ प्रसाद , झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- प० सिंहभूम) अवर सचिव , राज्यपाल सचिवालय , रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया ( गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् बसिया 
( गुमला) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 / पद०-01( क)-02/2019 का०-1863-- श्री नरेन्द्र प्र ० गुप्ता , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
756/03, गृह जिला- बोकारो) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

II. श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् छतरपुर, 
पलामू के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का०-1864-- श्री नागेन्द्र पासवान, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
785/03, गृह जिला- हजारीबाग) उप नगर आयुक्त , रांची नगर निगम, रांची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक महाप्रबंधक , विवरेजेज कॉरपोरेशन , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का०-1865-- श्रीमती सुषमा नीलम सोरेंग, झा ०प्र ० से ० 
( प्रथम बैच , गृह जिला- रांची) जिला कल्याण पदाधिकारी , खूटी की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश 
तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित कर सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01 ( क ) -02/2019 का०-1866 -- श्री जय ज्योति सामंता, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
831/03 , गृह जिला- बोकारो) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जामताड़ा की सेवा वापस लेते हुए अगले 
आदेश तक जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित कर सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का०-1867-- श्री जयदीप तिग्गा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
861/03 , गृह जिला- गुमला) जिला परिवहन पदाधिकारी , हजारीबाग की सेवा वापस लेते हुए अगले 
आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित कर सेवा खाद्य, सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का०-1868-- श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा , झा ०प्र ० से ० 
( चतुर्थ बैच , गृह जिला- राँची ) सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय , महिला बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड, राँची ( अपने वेतनमान में पदस्थापित) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक व्याख्याता , सर्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का०-1869-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, रांची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती श्वेता, झा ०प्र ०से ०( द्वतीय बैच , गृह जिला- पूर्णिया) की अपने वेतनमान में सहायक 
निदेशक , अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-1549, दिनांक -18.02.19 को 
विलोपित कर अगले आदेश तक इन्हें स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में सहायक निदेशक, 
भविष्य निधि निदेशालय , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 279 -- 50 


